रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/ 94 . 


. REGD . NO . D. L .-33004 / 94 


. 


. 


. 


. 


COM 


मएम जयन 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


. भाग II - खण्ड 3 - उप- खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 - Sub- Section (ii ) 


प्राधिकार प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1 ] 
No. 12 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, जनवरी 11, 1994 /पौष 21 , 1915 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 11, 1994/PAUSA 21 , 1915 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

. . अधिसूचना 

बम्बई, 11 जनवरी , 1994 
- . का . प्रा . 14 ( अ ). ----भाप्रविबो द्वि बा वि II / 3/ 93 ( ई ) .- यतः 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ( इसमें इसके पश्चात् 
" भाप्रविबो " निर्दिष्ट होगा ), प्रतिभूति संविदा ( विनिमय ) 
अधिनियम 1956 ( 1956 का 42 ) ( इसमें इसके बाद 
" अधिनियम " निर्दिष्ट होगा ) की धारा 8 की उप -धारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20. अप्रैल , 
1993 के आदेश द्वारा ( इसमें इसके पश्चात् “कानूनी प्रादेश " 
निर्दिष्ट होगा ) उसकी अनुसूची में वर्णित स्टॉक एक्सचेंजों 
को उनके अपने नियमों/ संगम अनुच्छेदों में विनिधानकर्ताओं 
के हितों के संरक्षण और प्रतिभूति बाजार के विकास 
संप्रवर्तन और विनियमन, विशिष्टत: स्टॉक एक्सचेंजों के उद्देश्य 
से संशोधन करने के लिए निर्दिष्ट किया । 


इसके बाद " कोचीन स्टॉक एक्सचेंज " निर्दिष्ट होगा ) से भी 
उक्त कानूनी प्रादेश द्वारा इसमें उल्लिखित विषयों के लिए 
उसके संगम अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कदम 
उठाना अपेक्षित था । 

तथा यत : कोचीन स्टॉक एक्सचेंज ने उक्त कानूनी आदेश 
के अनुसरण में उसके कुछेक संगम अनुच्छेदों में संशोधन किया 
परन्तु उक्त कानूनी आदेश के खंड 1, 3 और 7 में विनि 
दिष्ट विषयों के लिए क्रमशः उपबंध 105, 106 और 
130 में संशोधन करने में असफल रहा और एतद्द्वारा छह माह 
की विनिर्दिष्ट अवधि में उक्त कानूनी आदेश की अनुपालना 
में असफल रहा । 

अब इस कारण से , भाप्रविबो को अधिनियम की धारा 
29ए में प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसरण में और विशिष्टतः 
अधिनियम की धारा 8 की उप -धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय प्रतिभूति और 
विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 ( 1992 का 15 ) की धारा 
11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का भी प्रयोग करते हुए , भाप्रविबो 
एतद्द्वारा कोचीन स्टॉक एक्सचेंज के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 
105 , 106 ( iii ) (ब ) और 130 ( अ ) और (ब ) में 


तथा यतः कोचीन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एक मान्यता 
प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय वीक्षा 
नम रोड, एर्नाकुलम , कोचीन - 3682035 में रखता है ( इसमें 
71 GI /94 


४ 


.. 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II -- SEC . 3 (ii ) ] 


संगम अनुच्छेदों में उपरोक्त संशोधन उनके सरकारी 
राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे मानो कि वह 
कोचीन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा मंशोधित किये गये हों । 
स्थान : बंबई 


दिनांक : 11 जनवरी 


1994 


[ एफ नं. 1 / 73/एस ई 93 ] 

जी . वी . रामकृष्ण , अध्यक्ष 


SECURITIES AND EXCHANGI, BOARD OF INDIA 


NOTIFICATION 
Bombay , ilie | 1th day of January, 1994 


उक्त कानूनी प्रावेश में यथाप्रस्तावित अनुसार , निम्नलिखित 
संशोधन करता है । 
( 1 ) अनुच्छेद 105 - - 

वर्तमान अनुच्छेद 105, निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित 
होगा : 
" एक्सचेंज के कार्यकलापों का प्रबंधन 13 सवस्यों वाली 
प्रबन्धन परिषद् द्वारा किया आयेगा जो अनुच्छेद 

106 के प्रावधानों के अनुसार गठित होगी । " 
( 2 ) अनुच्छेद 106 

अनुच्छेद 106 में निम्नलिखित संशोधन किये जायेंगे : 
( अ ) स्टॉक एक्सचेंज द्वारा यथासंशोधित और बोर्ड द्वारा 

अनुमोदित अनुच्छेद 106 की उप धारा (iii ) ( ब ) में 
" वृत्तिक सक्षमता " शब्दों के बाद पाने वाले शब्द “ से । 

अधिमान " शब्द " और " मे प्रतिस्थापित होंगे । 
( ब ) अनुच्छेद 106 में धारा (iv ) के बाद निम्नानुसार एक 

नया परंतुक अन्तःस्थापित किया जायेगा : --- 
" परन्तु कि जहां एक व्यक्ति प्रबंधन परिषद् की दो 
लगातार अवधियों के लिए एक निर्वाचित सदस्य रहा 
है , वह स्वयं को अगले दो वर्ष की अवधि के लिए 

पुननिर्वाचन हेतु प्रस्तुत नहीं करेगा । " 
( 3 ) अनुच्छेद 130 

यथा नवीनतम संशोधित अनुच्छेद 130 में निम्न 
लिखित प्रतिस्थापन और परिवर्धन किये जायेंगे : - - 


S .O . 1 ( E ) SEBI /SMD 11 / 3 / 93( E ). - Whereas in exercise 
of the powers conterned by sub - section ( 1 ) of section 8 of 
the Securities Contracts ( Regulation ) Act, 1956 (42 of 1956 ) 
( hereinafter referred to us "the Act ") the Securitics and Ex 
change Board of India ( licreinufter referred to as " CEBI ) 
by and order dated 20th April, 1993 ( hercinafter referred to 
us the " statutory order ") directed the stock exchanges nien 
tioned in the Schedule thereto to amend their respective 
Rules , Articles of Association , to provide for certain matters 
will a view of protect the interest of the investors and to 
promote the development of and to regulate the securities 
markets and in particular the stock exchange : 


And whereus the Cochin Stock Exchange Ltd . A recognised 
stock exchuugc having its registered ofice at Voekshanam 
Road , Erankulum , Cochin - 682035 ( hercinufter referred to 
as " Cochin Stock Exchange " ) Was also required by the said 
statutory order to take steps to umend its Articles of Asso 
ciation to provide for mutters mentioned therein . 


( अ ) (i ) धारा ( अ ) उप धारा ( ii ) से शब्द " अनुशासन 

समिति निकाल दिये जायेंगे । 


And whereas the Cochin Stock Exchange hus pursuant to 
the said statutory order amended some of its Articles of 
Association but failed to amend Articles 105, 106 and 130 
to provide for the matters specificd in clauses 1 , 3 and 7 
respectively of the said statutory order and thereby failed to 
comply with the said statutory order within tho specified 
period of six months ; 


Now therefore , pursuant to the powers delegated to SEBI 
under Section 29A of the Act , and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 2 ) of section 8 of the Act in parti 
cular and also in cxercise of the powers conferred by Scc 
tion 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 
1992 ( 15 of 1992 ), SEBI hereby makes the following amend 

ments to Articles 105 , 106 (iii) ( b ) and 130 ( a ) & ( b ) of the 
Articles of Association of the Cochin Stock Exchange ag 
proposed in the said statutory order . 


( ii ) धारा ( अ ) उप धारा ( ii ) से “ परन्तु किसाठ 

प्रतिशत " शब्दों से प्रारम्भ और " बोर्ड के 
अनुमोदन " शब्दों के साथ समाप्त होने वाला 

परन्तुक निकाल दिया जायेगा । 
( iii ) धारा ( अ ) उप धारा ( iii ) में "शिकायत 

निवारण समिति " शब्द " अनुशासन समिति " 

शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित होंगे । 
( iv ) धारा ( अ ) में निम्नानुसार एक नई उप धारा 

( iv ) जोड़ी जाये : 
( iv ) "शिकायत निवारण समिति " 
( ब ) वर्तमान धारा ( ब ) निम्नानुसार प्रतिस्थापित होगी : -- 

" ऊपर धारा ( अ ) की उप धारा ( i ) , ( ii ) और 
( iii ) में संदर्भित समिति चालीस प्रतिशत से अनधिक 
से गठित होगी जो एक्सचेंज के सदस्यों में से नामांकित किये 
जायेंगे और शेष साठ प्रतिशत बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के साथ 
स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के अतिरिक्त व्यक्तियों में से 
नामित होंगे । 


( 1) Article 105 
The existing Article 105 shall be substituted 

following : - - 


by the 


" The affairs the Exchance shall be managed by the 

Council of Management comprising of 13 mem 
bers and be constituted in accordance with the 
provisions of Article 106 ." 


( 2 ) Article 106 
In Article 106 the following amendments 

made : 


shall be 


A , In sub - clause ( iii )( b ) of Article 106 as amended by 

the stock exchange and approved by the Board 
the word " preferably with " appearing after the 
words " professional competence " shall be substi 
tuted by the word " and " 


- 


[ 9TT 11- - 95 3 ( ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - - - 

-- 
- - - - - - 

- - - - 
= 
- - - 

- - - - 
B . A new provigo shall be inserted after clause 

( iv) In clause (a ), a new sub -cluugo (iv ) bo added 
( iv ) in Article 106 as follows :-- - 

as follows 
" Provided that where a person has been a mem 

( iv ) " Grievance Committco" . 
ber elected for two consecutive terms on the 

B . The existing clause (b ) shall be substituted as 
Council of Management, he shall not offer him 

follows : — 
self for re - election for A further period of two 
years." 

" The Committecs referred to in sub - clauses (i) , 

( ii ) and (iii ) of clause ( a ) above shall consist of 
( 3 ) Article 130).. . 

not more than forty per cent who shall be nomi 
In Article 130 as recently amended the following subs 

nated from among the members of the Exchange 

and the balance sixty per cent shall be nominated 
titutions and addition shall be made : 

from pcrAODS other than members of the Ex 
A , (i ) In clause ( H ) , sub - clause ( ii) the words " and 

change with the prior approval of the Bourd ." 
Disciplinary Committee " shall be deleted . 

The above amendments to the Articles of Association 
( ii) In clause (a ) sub - clause ( ii ) the proviso begin shall come into forco from the date of their publication in 
ning with the words " Provided that sixty percent" tho Odcial Gazette as if the same have been amended by 
and cnding with the words " approval of the the Cochin Stock Exchange Ltd . 
Board " shall be deleted . 

Dated at Bombay this 11th day of January , 1994 . 
( iii ) In clause (a ), sub -clause ( iii) the words 
" Grievance Committee " shall be substituted by 

[ F. No. 1/ 173 /SE /93 ] 
the words " Disciplinary Committee " . 

G . V . RAMAKRISHNA , Chairman 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Maya Puri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 , 1994 


